fwest sio 31- ( )-72 


REGISTERED NO . D - (D )- 72 


pan) 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


17 11 - -2 3- 346008 (1) 
PART 1 - Section 3- - Sub -section (1) 


To 


s 


sorti 


atferie a kifaa 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


HO 297 ] 


f faxaft, 


1977 , FTFIT 20, 1974/* 16. 29, 1896 


No. 297) NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 1974 /KARTIKA 29 , 1896 


- 


HIGH 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging is glven to this part in order that It may be llod 

as a separate compllation 


TTT 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Insurance ) 

NOTIFICATION 


CENTRAL EXCISES 

New Delhi, the 20th November 1974 
G .S .R . 661(E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -rule (1) of rule 8 of the 
Central Excise Rules , 1944, the Central Government hereby cxcmpts sugar, described in 
column (2 ) of the Table below and falling under sub-item ( 1) of Item No. 1 of the First 
Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) from so much of the duty 
of excise leviable thereon as is specified in the corresponding entry in columns (3) and 
(4 ) of the said Table . 


( 2367) 


2368 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART II 


TABLE 


si. 


Description of sugar 


Duty of excise 


NO. 


Levy 
sugar 


Free sale 

sugar : 
(3) 


(4 ) 


I . Sugar produced in a factory during the period commencing on 

the Ist day of October , 1974 , and ending with the 30th day of 
November , 1974 in excess of th = production of the correspon 
ding period of the preceding sugar year in respect of which 


(a ) the over- all production of the factory for the entire sugar Rs. 60 Rs. 16 
year does not equal the production of the preceding sugar per 

per 
year . 

quintal quintal 
(b ) the over - all production of the factory for the entire sugar Rs. 82 / -- -per Rs. 22 - per 
year cquals or exceeds the production of the preceding 

quintal quintal 
sugar year. 
2 . Şugar product in a factory during the period commencing on 

the Ist day of December, 1974 , and ending with 
the 30th day of September , 1975 which is in 
cxcess of the production of the corresponding period of 

the preceding sugar year, that is, 
(a) on excess production upto 7.5 % 

Rs. 20 -per Rs. 5 /-per 

quintal quintal 
(b ) on excess production on the next 10 % 

Rs . 40 /- per Rs . 10l-per 

quintal quintal 
(c) on cxcess production on the next 10 % 

Rs. 50 / -per Rs. 14 / -per 

quintal quintal 
(d ) on excess production on the next 10 " 

Rs. 60 /-per Rs. 18 / -per 

quintul quintal 
(c) on excess production beyond 37-5 % 

Rs. 82/-per Rs. 22 /-per 
quintal quintal 


TH 


Explanation . In this notification 

(a ) " fice sale sugar" meang sugar other than levy sugar; 
(b ) " levy sugar" mcang sugar required by the Central Government to be sold 

under an order made under clauso ( f ) of sub - section ( 2 ) or section 3 of the 

Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ) ; 
(c ) " sugar ycar" means the period of twelve months beginning with the 1st day of 

October and ending with the 30th day of September next following. 
2 . In computing the production of sugar during the periods mentioned in column ( 2 ) 
of thç said Table, 

(a ) in respect of a factory mentioned in the said Table , 
(i ) the data , as furnished in Form R , G . I. prescribed in Appendix I to the Central 

Excise Rules , 1944, or in such other record as the Collector may prcscribe 

under rule 53 of rule 173 - G of the said rules , shall be adopted ; and 
( ii ) any sugar obtained by refining gur or khandsari sugar shall not be taken into 

account; 
( b ) in respect of a factory mentioned in serial numbers 1 and 2 of the said 

Table , — 
(i) any sugar obtained by reprocessing of sugas-house products left over in 

process at the end of the base period or earlier shall be taken into account; 

and 
(i ) Any sugar obtained by reprocessing of defective or damaged sugar or brown 

sugar, if the same has already been included in the quantity of sugar produc 
ed , shall not be takert into account. 


Src. 3 (1)] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


2369 


3 . 


3. This notification shall apply only to a factory which had gone into production for 
the first time in 1971 - 72 . 

4 . Where production of sugar in the corresponding period of sugar year of 1973- 74 
was nil, the production of the corresponding period of sugat year of 1974 -75 shall not bo 
entitled to the exemption of any under this potification . 

[ No . 152 / 74 - CE] 

G . S. MAINGI , Under Secy . 
वित्त मंत्रालय 
( राजस्व पौर बीमा विभाग ) 

अधिमूचना 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

नई दिल्ली , 20 नवम्बर , 1974 
सा० कार मि० 661 ( प्र ) . - - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , निम्न सारणी के 
म्तम्भ ( 2 ) में यणित और केन्द्रीय उत्पाद-पाक और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 
1 ) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद मं० ( 1 ) के अन्तर्गत आने वाली चीनी 
को , उस पर उद्ग्रहणीय उतने ऊत्पाद शुल्क मे छूट देती है, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ 
( 3 ) और ( 4 ) में को तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है । 

सारणी 


क्रमम 


चीनी का वर्णन 


उत्पाद शुल्क 


___ ( 1 ) 


( 3 ) 


मुक्त विक्रा उद्ग्रहणीय 
चीनी चीनी 

_ ( 4 ) 

प्रति मिवंटल प्रति किवंटल 
पूर्ववर्ती चीनी -वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि के उत्पादन के 

अतिरिक्त , 1974 के अक्टूबर के प्रथम दिन से प्रारम्भ 
होने वाली और 1974 के नवम्बर के 30वें दिन को 
समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पादित चीनी , 
जिसकी बाबत - - 
( क ) ममम्पूर्ण चीनी वर्ष के लिए कारखाने का कुल उत्पादन 

16 रु० 
पूर्ववर्ती चीनी वर्ष के उत्पादन के बराबर नहीं होता 


82 रु० 


22 रु० 


( ख ) सम्पूर्ण चीनी वर्ष के लिए कारखाने का कुल उत्पादन 

पूर्वी चीनी वर्ष के उत्पादन के बराबर होता है या 

अधिक होता है । 
1974 के दिसम्बर के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाली और 

1975 के सितम्बर के 30 दिन को समाप्त होने वाली 
अवधि के दौरान किसी कारखाने में उत्पादित चीनी, जो 


2 


2370 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PARI T - SEC. 3(i) ] 


पूर्ववर्ती चौनी के वर्ष की तत्मम्बन्धी अवधि के उत्पादन से 

अधिक है, अर्यात - - 
( क ) 75 % तक अतिरिक्त उत्सादन पर 

20 रु . 5 ० 
( ख ) अगले 10 % अतिरिक्त उत्पादन पर 

40 रु० 10 रु 
( ग ) अगले 100% अतिरिक्त उत्पादन पर 

50 रु० 
( घ ) अगले 10 % अतिरिक्त उत्पादन पर 

60 रु० 18 रु 
( उ ) 37. 5 % से अधिक, अतिरिक्त उत्पादन पर 

8220 2250 
स्पष्टीकरण . - इम अधिसूचना में - - 

( क ) “मुन विक्रप चौनी " से उदग्रहणीय चोनी से भिन्न चीनी अभिप्रेत है । 
( ग्न ) " उदग्रहणीय चोनी से पात्र "यक बस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की 

धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ब ) के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन 

बेवो जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित चीनी अभिप्रेत है । 
( ग ) “ चीनी वर्ष " से अक्तूबर के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाली और अगले सितम्बर के 

30वें दिन को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है । 
2. उक्त मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित अवधियों के दौरान चीनी के उत्पादन की संगणना 
करने में --- 

( क ) उक्त मारणी में वर्णित किमी कारखाने की बाबत 
( i ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम ,1944 के परिशिष्ट 1 में विहित प्रारूप पार० जी 1 

में या ऐसे अन्य अभिलेन में कलक्टर उक्त नियमों के नियम 53 या नियम 173 - 5 

के अधीन विहित कर दिए गए आंकड़ें अपनाए जायेगे , और 
( ii ) गुड़ या खण्डसारी को परिष्कृत करने मे अभिप्राप्त चीनी की संगणना नहीं की जाएगी , 
( ख ) उक्त सारणी की क्रम सं० 1 और 2 में वणित किसी कारखाने की बाबत - - 
( i ) प्राधार अवधि की ममाप्ति पर या उससे पूर्व चीनी निर्माण शाला में 

उत्पादों के पुन : प्रसंस्करण द्वारा किसी चीनी को गणना में लिया जाएगा , 

और 
(ii ) खराब या क्षतिग्रस्त चीनी या भरी शर्करा के पुनः संस्करण द्वारा प्राप्त 

किसी चीनी को , यदि उसे उत्पादित चीनी की मात्रा में पहले ही सम्मिलित 

कर लिया गया है, गणना में नहीं लिया जाएगा । 
3. यह अधिसूचना केवल ऐसे किमो कारखाने से लागू होगी , जिसमे प्रथम बार 
1971 - 72 में उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया था । 

4. जहां 1973 - 74 के चीनी वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि में चीनी का उत्पादन 
शून्य था , वहां 1974- 75 के चीनी वर्ष को तत्सम्बन्धी अवधि के उत्पादन पर इस अधि 
सूचना के अधीन शुल्क में छट प्रदान नहीं की जाएगी । 

[ सं० 152/ 74-मो० ई . ] 


. 


. 


जी० एस० मैगी , अवर सचिव । 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW 
DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS. DELHI, 1974 


